रजिस्ट्रो सं. गो . एल.-33004/ 92 


REGD . NO . D . L.- 33004 /92 


FEL 


HARA 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 

भाग IILITY - उप - पग ( 1 ) 
PART II - Section 3 - Sub - Section ( a) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


- 


-- 


- 


- - - - - - - - - - - - - -- -- 


- - - 


। सं . 166] 

नई दिल्ली, यहस्पतिवार, मार्च 5, 1992/फाल्गुन 13, 1913 
No . 166 ] NEW DELHI , THURSDAY , MARCH 5 , 1992 /PHALGUNA 15, 1913 

- - - -- - - - --- - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - --- - - - - - - 
इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में 

रखा जा सके 
Separate Paging is given to this part in order that it may be filed as a 

separate compilation 
- - - - - -- - - - ------- - - -- - -- - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - -- - - - -- 

पर्यावरण और वन मंत्रालय 

अधिसूचना 

नई दिल्ली, 28 फरवरी, 1993 
का . पा . 182 ( अ ). -- केन्द्रीय सरकार, जल ( प्रदूषग निवारण और नियंत्रण ) उपकर अधिनियम, 1977 ( 1977 का 36 ) 
की धारा 3 की उपधारा ( 2 ) और उपधारा 2( क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के निर्माण और 

आवास मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक सा . का . नि . 190 ( अ ) , तारीख 23 मार्च, 1978 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत 
करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, 

( क ) नीचे की सारणी के स्तम्भ ( 2) में दी गई उपकर की दरों को , पूर्वोक्त अधिनियम की अनुसूची 1 में विनिर्दिष्ट 
कोई उद्योग चलाने वाले प्रत्येक व्यक्ति द्वारा और प्रत्येक स्थानीय प्राधिकरण द्वारा संदेय उसके स्तम्भ ( 1) में को तत्स्थानी प्रविष्टि 
में उल्लिखित प्रयोजन के लिए उसके द्वारा उपभोग किए गए जल के अाधार पर संमणित उपकर की दरों के रूप में विनिर्दिष्ट करती 
है ; और 

( ख ) यदि वह जल ( प्रदूषण निवारण और नियंत्रग ) अधिनियम, 1974 ( 1974 का 6 ) की धारा 25 के उपबंधों में 
से किसी का या पर्यावरण ( संरक्षण ) अधिनियम , 1986 ( 1986 का 29 ) के प्रधान केन्द्रीय सरकार द्वारा अविकथित मानकों में से 
किसी का अनुपालन करने में असफल रहता है तो नीचे की सारणी स्तम्भ ( 3 ) में दी गई उपस्कर की दरों को , पूर्वोक्त अधिनियम 
" की अनमूची 1 में विनिर्दिष्ट कोई उद्योग चलाने वाले ऐसे किसी व्यक्ति द्वारा और प्रत्येक स्थानीय प्राधिकरण द्वारा, जो घरेलू 

का उपभोग कर रहा है , संदेय उस स्तम्भ ( 1 ) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में उलिनबित प्रयोजन यः लिए 
उसके द्वाग उपभोग किए गए जल के आधार पर संगणित कर की दरों के रूप में विनिदिष्ट करती है । 


600 GI / 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


PART II - SEC . 3 ( ii ) : 


- 


- - 


- 


मारणी 
प्रयोजन जिसके लिए जल का उपभोग किया जाता है । धारा 3 की उपधारा ( 2 ) के अधीन धारा 3 की उपधारा ( 2क ) के अधीन 

उपकर की दर 

उपकर की दर 
- (1) - - - -- 

( 2 ) 

( 3 ) 
1. औद्योगिक शीलतन, खान के गड्ढों मे छिड़काव या डेढ पैसे प्रति किलोलीटर 

सवा को पसे प्रति किलोलीटर 
बॉयलर भरण 
2 घरेलू प्रयोजन 

दो पैसे प्रति किलोलीटर 

तीन पैसे प्रति किलोलीटर 
3. प्रसंस्करण, जिसके द्वारा जल प्रदूषित हो जाता है चार पैसे प्रति किलोलीटर 

साढ़े सात पैसे प्रति किलोलीटर 
और प्रदूषक मासानी से जैव प्रवकर्षणीय हैं 
4 प्रसंस्करण , जिसके द्वारा जल प्रदूषित हो जाता है और पांच पैसे प्रति किलोलीटर 

साढ़े नौ पैमे प्रति किलोलीटर 
प्रदूषक आसानी से जैव | 
अपकर्षणीय नहीं हैं और विषैले है । 

सं . 1 ( 4 )/ 91 - पी . एल . सी पी ए ] 

न . बागची, निदेशक ( प्रदूषण नियंत्रण ) 
MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS 

NOTIFICATION 


- 


-- 


Now Dolhi , the 28th February, 1992 
S .O , 182 (E ). In exercise of the powers conforrod by sub -soction (2 )and sub- section (2A ) of scction 3 of the Water (Provention and 
Control of Pollution ) Cass Act, 1977 (36 of 1977 ) anjinsipe sc33103 of thy notification of the Government of India in the Ministry 
ofWorks and Housing numbor G .S . R . 190 GE ) ,datod the 23rd March , 1978 , except as rocpect, things done or omitted to be done boforo 
such supersession , tho Central Goveromont horoby specifies – 
(a ) the ratos of cess givenin colum 1 (2 ) of th : Table below as the ratiy of coss payable by cvery person carrying on an industry 

Poil 1113: 11tly I othy ifOLc / 1 At a 11 by every loral authority , calculated on the basis of the water consumed by 

hum n : It for than Irp ) , mationsd in this CORNERp3 ling entryin column ( 1) thereof ; and 
1b ) tho rates of cuss given in colu 11 (3) of the Table bolo v as the ratos of ocas payable by a poison calfying on an industly 

proind in Sch : dulc I of tho afo csaid Act and by cvú y local authority consuming water fo domostic purposo calculated on 
the basis of tho watoroongun d by him or it , for tha purpose mentoined in ths corresponding entry in columo ( 1) theroof, if 
he orit fails to comply with any of the prov ions of sectio125 or theWater (Prevention and Control of Pollution ) Act , 1974 
(6of 1974 ) o anyot the standards laid down by (the Central Government under the Environment ( Protection ) Act , 1986 (29 
of 1986 ). 

TABLE 


Purpose for which water is consumed 


Rate of cess under sub-section( 2) 
of section 3 . 


Rate of ceas under sub -section (2A ) 
of section 3 . 


- - 


- 


- 


-- 


- 


- - 


- 


- 


- - - - 


- 


- 


One and a half paise per kilolitro 


Two and onc- fourth paise per kilo 
litre . 
Thice paise pcı kilolitre 
Seven and a half paise per kilolitre 


1 . Industrial cooling, spraying in mine pits or boiler 

feeds. 
2. Domestic purpose . 
3 . Processing whereby water gets polluted and the 

pollutants are casily blo -degradable . 
4 , Processing wherchy water gets polluted and the 

pollutants are not sasliy bio -degradablo and are 
toxic 


Two paise per kilo litre 
Four paise per kilo litro 


Five paige por kilolitro 


Ninc and a half paise pe kilolit e . 


- - - 


- 


- 


- - - - - 


- - 


- 


- - 


[ No 1(14)/ 9J -PL CPA) 
N. BAGCHI , Director , Control of Pollution 


Printed by tho Manager , Govt. of India Press , Ring Road, New Delhi-110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi -110054, 1992 


